निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 श्रावण 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 13 अगस्त 2014 


( संo पटना 664 ) 


सं0 2ब० / विविध - 17 - 20 / 2008 - 2373 / न० वि० एवं आ० वि० 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


संकल्प 

8 अगस्त 2014 
विषय: - मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 31.10 . 2013 के मद संख्या 12 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक में 

निर्गत विभागीय संकल्प संख्या - 2752 दिनांक 14. 11. 2013 में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के 
सभी श्रेणी के नगरपालिकाओं के निर्वाचित वार्ड पार्षदों को दिये जाने वाले नियत मासिक भत्ता 
तथा संकल्प की कंडिका 4 के अंतिम अनुच्छेद में अंकित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता को विलोपित 
करने तथा निर्वाचित पार्षदों को ₹200.00 प्रति माह की दर से बैठक भत्ता की स्वीकृति के संबंध 


में । 


बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की धारा - 19 में अंकित प्रावधान के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 
3217 दिनांक - 20. 06 .2008 ( प्रतिलिपित संलग्न - परिशिष्ट 1) द्वारा विभिन्न श्रेणी के नगरपालिकाओं के मुख्य पार्षदों / उप 
मुख्य पार्षदों को नियत मासिक भत्ता , निर्वाचित वार्ड पार्षदों को प्रति माह बैठक भत्ता, महिला एवं आरक्षित पदों के 
विरूद्ध गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे पार्षदों को विशेष भत्ता तथा यात्रा भात्ता देने का प्रावधान किया गया । 

2. राज्य के विभिन्न नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा उनके देय भत्तों को दुगना करने के 
अनुरोध के आलोक में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 31 .10.2013 के मद् संख्या - 12 के रूप में प्राप्त स्वीकृति के आलोक 
में विभागीय संकल्प संख्या 2752 दिनांक 14.11.2013 ( प्रतिलिपि संलग्न - परिशिष्ट 2) द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पूर्व 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 अगस्त 2014 
से देय भत्तों को दुगना किया गया परंतु, भूलवश इसमें विभिन्न श्रेणी की नगरपालिकाओं के सभी वार्ड पार्षदों को भी 
नियत मासिक भत्ता दुगना करने का उल्लेख हो गया । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में इस प्रसंग में निर्गत विभागीय 
संकल्प संख्या 3217 दिनांक 20.06 .2008 में वार्ड पार्षदों को नियत मासिक भत्ता देय नहीं था , बल्कि वार्ड पार्षदों को 
नगर निकाय की बैठक में भाग लेने हेतु बैठक भत्ता तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वार्ड पार्षदों को 
विशेष भत्ता देय था । लेकिन संकल्प संख्या 2752 दिनांक 14.11.2013 में सभी श्रेणी के नगरपालिकाओं के वार्ड पार्षदों 
को भी नियत मासिक भत्ता स्वीकृत किया गया है जो पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 3217 दिनांक 20 .06. 2008 के अनुकुल 
नहीं है । 


3. अतः विभागीय संकल्प संख्या 2752 दिनांक 14.11. 2013 में अंशिक संशोधन करते हुए राज्य के सभी श्रेणी 
के नगरपालिकाओं के वार्ड पार्षदों को दिये जाने वाले नियत मासिक भत्ता तथा उक्त संकल्प की कंडिका 4 के अंतिम 
अनुच्छेद में अंकित यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता को विलोपित किया जाता है तथा निर्वाचित पार्षदों को ₹200. 00 प्रति 
माह बैठक भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

4. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 22.07. 2014 के मद संख्या 40 के रूप में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति प्राप्त है । 
आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं 

इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों / विभागाध्यक्षों / प्रमंडलीय आयुक्तों / जिला पदाधिकारियों / नगर 
निकायों / महालेखाकार, बिहार , पटना को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 

जय प्रकाश मंडल, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 664 -571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


